निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 122 ) 


10 माघ 1935 ( श० ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 30 जनवरी 2014 


बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


10 अक्तूबर 2013 


सं0 2703 — बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने रेजोलुशन नं0 14 दिनांक 04. 06 . 2013 के द्वारा निर्णय लिया है कि 


सैफगंज वक्फ स्टेट सं0 998, कटिहार की एराजी जो कटिहार रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है जिसका खाता सं0 80 , एम0एस0 खेसरा 


सं0 19, 20, 21K, Kh, 22KKH, 23 KKH, 24KKH, 25KKH, 26KKH, 27KKH, 28, 29 , 30KKH, 


31KKH. रक्बा 12. 23 एयर चैहद्दी प0 रेलवे, पू0 वैशाली होटल , उ0 वक्फ स्टेट एवं निज रास्ता, द0 बिहार सरकार रोड है पर 


मार्केट एवं होटल Joint Vench Mode पर निर्माण कराने की स्वीकृति दी है । 


अतः वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51( 2) के तहत इस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सर्व साधारण से आपत्ति एवं सुझाव 


आमंत्रित किया जाता है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 30 दिनों के अन्दर अपना 


सुझाव या आपत्ति दे सकते है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 जनवरी 2014 
Name and Address 

Wakf Estate No . 


Saif Ganj Wakf Estate No. 998 , 


Katihar 


Maulana Aazad Chowk, Mangal Bazar, Ward No. 06 , 
Khata No. 80, M.S. Plot No. 19,20,21K, Kh, 22KKH, 
23 KKH, 24KKH, 25KKH, 26KKH, 27KKH, 28 ,29 , 
30KKH, 31KKH. Area 12. 23 Air Near Katihar 
Railway Station , P .O . + Distt- Katihar. 


By Order, 


MD . IRSHADULLAH , 


Chairman . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 122-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


